निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 320 ) पटना , मंगलवार , 5 मार्च 2019 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

13 फरवरी 2019 
सं० 7 / स्था0 - 04 - 02 / 2016 - 2051 / सा0प्र0 — महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 88880 
दिनांक 11.12.2018 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या - 6909 दिनांक 28.05. 2018 द्वारा 
अधिवक्ता वर्ग से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर अस्थायी रूप से नवनियुक्त निम्नांकित अभ्यर्थी द्वारा 
पदस्थापन स्थान पर अब तक अपना योगदान समर्पित नहीं किये जाने पर उनकी नियुक्ति रद्द की जाती है । 
क्र0 न्यायिक पदाधिकारियों का नाम एवं पता 

रौल नं0 जन्मतिथि पदस्थापन 
सं० 

स्थान 


3 


6 


14554 
15056 


| 13.11.1975 | मुजफ्फरपुर 

13. 11.1970 
28. 10.1976 मधुबनी 


3 


। 


श्री तरूण अहूजा, ए सी - 52 , शालीमार बाग , दिल्ली - 110088 
श्री जितेन्द्र कुमार पराशर , 
आई - 85, गोविंदपुरम , गाजियाबाद, उ0प्र0 - 201013 
राजकुमार गुप्ता, पिता - श्री सत्यप्रकाश गुप्ता,नियर पुलिस चौकी 
बृजघाट, जिला - हापुड़ , उ0प्र0 - 245205 
पंकज कुमार वर्मा, हाउस नं0 - 3 / 1536, द्वारा - डॉ0 अर०एस० 
वर्मा, नियर विवेक स्कूल , रामपुर, रामनगर, वाराणसी, 
उ0प्र0 - 221008 


11663 


01.03.1972 


समस्तीपुर 


12674 


21.12.1979 


बेतिया 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शिवमहादेव प्रसाद 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 320 - 571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic. in 


